Regd . No. CHD/ 0093 / 2015-2017 


सत्यमेव जयते 


हरियाणा 


सरकार 
. 


OVT 
. 


OF 


Haryana Government Gazette 


Published by Authority 


© Government of Haryana 
No.3-2017] CHANDIGARH , TUESDAY , JANUARY 17 , 2017 (PAUSA 27, 1938 SAKA ) 


PART- I 


१ 


- 


हरियाणा सरकार 
सिंचाई एंव जल संसाधन विभाग 

घोषणा 

दिनांक 3 जनवरी, 2017 
क्रमांक 114 / 1 एल. - चूंकि , हरियाणा के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि नीचे निर्दिष्ट भूमि सरकार द्वारा , 
सार्वजनिक व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजनार्थ बेलगढ़ बाँध की आर.डी. 1042 से आर.डी. 2032 तक के निर्माण हेतू गाँव बेलगढ , 
तहसील छछरौली, जिला यमुनानगर में भूमि ली जानी अपेक्षित है । जिसके लिए सिंचाई विभाग, हरियाणा द्वारा सूचना 
संख्या 1597 / 1 - एल 0 दिनांक 25 फरवरी, 2016 भूमि अधिग्रहण अधिनियम , 2013 की धारा 11(1) के तहत जारी कर दी गई 
है और हरियाणा सरकार राजपत्र दिनांक 01 मार्च, 2016 में प्रकाशित कर दी गई है । 

इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि नीचेविशिष्टि में वर्णित भूमि उपरोक्त उदेश्य हेतू ली जानी अपेक्षित है । 

यह घोषणा भूमि अधिग्रहण अधिनियम , 2013 की धारा 19(1) के उपबंधो के तहत उन सभी को सूचना हेतू जारी की 
जाती है जिनका इससे सम्बन्ध है और उक्त अधिनियम की धारा 20 एवं 21 के उपबंधों के तहत भूमि अर्जन अधिकारी, 
अम्बाला को उक्त भूमि के अर्जन के लिए आदेश लेने के निर्देश दिये जाते हैं । 

भूमि के नक्शों का निरीक्षण भूमि अधिग्रहण कलैक्टर , (सिंचाई शाखा), मॉडल टाउन, अम्बाला तथा कार्यकारी अभियन्ता, 
जल सेवायें मण्डल , जगाधरी के कार्यालय में किया जा सकता हैं । 


(109 ) 


110 


HARYANA GOVT. GAZ ., JAN. 17 , 2017 (PAUS . 27 , 1938 SAKA) 


[PARTI 


विशिष्टि 


क्रमांक | जिला 


तहसील 


गाँव 


हदबस्त | क्षेत्रफल मुरब्बा | किल्ला | टिप्पणी 
नं ० एकड 

नं ० नं 0 
में 


1 


2 


3 


4 


5 


6 


7 


8 


9 


भूमि की एक पट्टी जिसकी लम्बाई 990 
फुट है और चौड़ाई 55 फुट है, गाँव 
बेलगढ़ , तहसील जगाधरी जिला 
यमुनानगर से साधारणतय जिसकी दिशा 
उत्तर पूर्व से पश्चिम दक्षिण है मौके पर 
निशानदेही की गई तथा इन्डैक्स प्लान में 
दिखाये अनुसार है । 

है । जो दिये गये (किल्ला 
संख्या) में से गुजरती है । 


1 . 


यमुनानगर | छछरौली | बेलगढ़ | 73 


1.25 


36 


20 


37 


16, 24, 25 


53 


3, 4,8 


जोड़ 


1.25 
किल्ला 


हरियाणा के राज्यपाल के आदेशानुसार । 


विनोद कुमार काम्बोज , 

अधीक्षक अभियन्ता, 
हथनीकुण्ड बैराज परिमण्डल, जगाधरी । 


HARYANA GOVERNMENT 


IRRIGATION & WATER RESOURCES DEPARTMENT 


Declaration 


The 3rd January , 2017 


No. 114 /1L.— Whereas, it appears to the Governor of Haryana that the Land specified below is needed 
urgently to the Government, at the public expenses, for the public purpose , namely for the construction of Belgarh 
Bund from RD 1042 to 2023 , in Village Belgarh , Tehsil Chhachhrauli, District Yamuna Nagar for which notification 
has been issued under Section 11 (1) of Land Acquisition Right to fair Compensation and Transparency in Land 
Acquisition Rehabilitation and Resettlement Act, 2013 vide Irrigation Department notification No. 1597 / 1L 
dated 25th February , 2016 and published in Haryana GovernmentGazette dated 15th March , 2016 . 

It is hereby declared that the land in the area described below is required for the above purpose. 

This declaration is made under the provision of Section - 19 ( 1) of Land Acquisition Right to Fair 
Compensation and Transparency in Land Acquisition Rehabilitation and Resettlement Act, 2013 for the information 
of all to whom it may concern and under the provision of Section - 20 and 21 for the said Act the Land Acquisition 
Officer, Ambala is hereby directed to take order for the acquisition of the said Act . 

Plan of the land may be inspected in the offices of the Land Acquisition Collector, Public Works Department 
(Irrigation Branch), Model Town, Ambala and Executive Engineer, Water Services Division, Jagadhri. 


PART 1 ] 


HARYANA GOVT. GAZ ., JAN . 17 , 2017 ( PAUS. 27 , 1938 SAKA ) 


111 


Specification 


District 


Tehsil 


Sr. 
No. 


Village 


Remarks 


Hadbast 
No. 


Area in 
Acres 


Rect. 
No. 


Killa 
No. 


1 


2 


3 


4 


5 


6 


7 


8 


9 


1 . 


Chhachhrauli 


Belgarh 


73 


36 


20 


Yamuna 
Nagar 


1.25 
Acre 


37 


16 , 24 , 
25 


A strip of land 
measuring 990 ft. in 
length and 55 ft. in 
width generally lying 
in direction from north 
east to West South as 
demarcated at site and 
shown in the index 
plan which 

passing 
through given killa 


53 


3,4,8 


nos . 


Total 


1.25 Acres 


By the Order ofGovernor of Haryana . 


VINOD KUMAR KAMBOJ, 

Superintending Engineer , 
Hathnikund Barrage Circle , Jagadhri . 


54881 — C.S. - H.G.P ., Chd. 


